रजिस्ट्री सं. डी . एल .- 33002/99 


REGISTERED No . D . L . - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपन 


सविनयने 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


% DOR 


E 


- 


- 


- 


- 


he 


दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 22 , 2013 / आश्विन 30 , 1935 


सं. 166 ] 
No. 166) 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं . 157 

[ N. C. T . D . No . 157 


DELHI , TUESDAY , OCTOBER 22 , 2013/ ASVINA 30, 1935 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


भाग -IV 
PART - IV 


गृह पुलिस (1) / स्थापना विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2013 


सं. फा . 13 / 38 / 2009 / गृह पु.- 1 / स्था ./ 3522 - 25 . — दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 ( 1978 का अधिनियम संख्या 34 ) की धारा 
147 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति 
एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1. 


( 1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) संशोधन ) नियमावली, 2013 कहे जायेंगे । 


संक्षिप्त शीर्षक एवं 
प्रारंभ 


( 2 ) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 


2. नियम 20 का संशोधन 


दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में नियम 20 के उपनियम (2) के 
पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जायेगा , अर्थात्:--- 


(i) निरीक्षक ( बैण्ड ) के पद के भर्ती नियम 


पदनाम 


| निरीक्षक (बैण्ड ) 


2. | पदों की संख्या 


| 01 * ( एक )( 2013 ) 
* इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय 


3. | वर्गीकरण 


समूह ग अराजपत्रित / अलिपिकीय 


वेतनमान 


पे बैंड - 2 9300 - 34,800 रुपये + ग्रेड पे 4600 रुपये 


- 


4486 DG/ 2013 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY . 


[ PART IV 


J5. 


क्या चयन मैरिट के आधार पर है या 
चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद 


: 


गैर चयन 


6 . 


। 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 
आयु - सीमा 


लागू नहीं 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित | : लागू नहीं 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के | : लागू नहीं 
लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं | 
आयु - सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों 
पर भी लागू होंगी । 


9. । परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


: | दो वर्ष 


IN 


10. | 


भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या : | केवल पदोन्नति द्वारा 
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे 
जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन : पदोन्नति : 
द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पे बैंड - 2, 9300 - 34800 / - रुपये + ग्रेड पे 4200 / - रुपये सहित ग्रेड में नियमित 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया आधार पर 10 ( दस) वर्षों की नियमित सेवा वाले उप -निरीक्षक ( बैण्ड ) में से , 
जाना है 

जिसके न होने पर पे बैंड - 1, 5200 - 20200 / - रुपये + ग्रेड पे 2800 / - रुपये 
सहित ग्रेड में नियमित आधार पर 15 ( पन्द्रह ) वर्षों की नियमित सेवा वाले 
सहायक उप -निरीक्षक (बैण्ड ) में से । 


टीप : - जिन कनिष्ठों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति 
के लिए विचारणीय हैं । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय 
होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित 
अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और 
उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने 
कनिष्ठों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


12. 


| 


यदि कोई विमागीय पदोन्नति समिति हो । : । विभागीय पदोन्नति समिति - 
तो इसकी संरचना क्या है ? 

1. विशेष आयुक्त पुलिस - अध्यक्ष 


2. संयुक्त आयुक्त पुलिस --- सदस्य 
3. उपायुक्त पुलिस - सदस्य 


अनु. जा. / अनु. जन. समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो अतिरिक्त उपायुक्त 
पुलिस से कम रैंक का न हो । 


13. | 


वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए : लागू नहीं 
संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श | 
लिया जाना है । 


- 


- 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


(ii ) उप -निरीक्षक (वैण्ड ) के पद के भर्ती नियम 


1. | पदनाम 


उप -निरीक्षक (बैण्ड) 


2. | पदों की संख्या 


: 


Ant 


02 * ( दो) ( 2013) 
* इसमें कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय 


वर्गीकरण 


समूह ग अराजपत्रित / अलिपिकीय 


4 . . 


वेतनमान 


पे बैंड - 2, 93 ,00 - 34, 800 / - रुपये + ग्रेड पे 4200 / - रुपये 


: | गैर चयन 


क्या चयन मैरिट के आधार पर है या 
चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद 


P 


लागू नहीं 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 
आयु- सीमा 


लागू नहीं 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 


लागू नहीं 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के 
लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं 
आय - सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों 
पर भी लागू होगी । 


9. 


परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 


दो वर्ष 


भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या : केवल पदोन्नति द्वारा 
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे 
जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन : पदोन्नति :-- 
द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया पे बैंड -1, 5200 - 20200 / - रुपये + ग्रेड पे 2400 / - रुपये सहित ग्रेड में नियमित 
जाना है 

आधार पर 15 (पन्द्रह) वर्षों की नियमित सेवा वाले प्रधान सिपाही (बैण्ड ) में से । 


टीप: - जिन कनिष्ठों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति 
के लिए विचारणीय हैं । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय 
होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित 
अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और 
उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने 
कनिष्ठों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


- 


- 


12. | 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो । : । विभागीय पदोन्नति समिति - 
तो इसकी संरचना क्या है ? 

1. विशेष आयुक्त पुलिस -- अध्यक्ष 
2. संयुक्त आयुक्त पुलिस -- सदस्य 
3. उपायुक्त पुलिस --- सदस्य 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


WP 


अनु. जा. / अनु. जन . समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो अतिरिक्त उपायुक्त 
पुलिस से कम रैंक का न हो ( आयुक्त पुलिस द्वारा नामित) । 


13 


वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए | : | लागू नहीं 
संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श 
FRITUATI 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
wf . 4 . fie , fara feta (TE ) 


HOME-I (POLICE )/ESTABLISHMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 
Delhi, the 22nd October, 2013 


F . No. 13 /38/2009/HP - I/Estt./3522 to 3525 . — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and ( 2 ) of 
section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (Act No . 34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital 
Territory of Delhi, hereby make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) 
Rules, 1980, namely :-- 


1. Short title and 

commencement 


(1) 


These rules may be called the Delhi Police (Appointment and 
Recruitment) (Amendment) Rules , 2013 . 


(2 ) 


They shall come into force with effect from the date of their 
publication in the Delhi Gazette. 


2. Amendment of 

rule 20 


In the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980 , after 
sub -rule (2 ) of rule 20, the following shall be inserted , namely : 


(3) (i) Recruitment to the post of Inspector (Band) 


Name of Post 


Inspector (Band ) 


Number of Posts 


(01) (One ) (2013) * Subject to variation dependent on work 
load 


Classification 


Group C Non Gazetted /Non -Ministerial 


Pay Band and Grade Pay /Pay Scale 


T Pay Band-II, Rs. 9300- 34800/- Plus Grade Pay Rs. 4600 / 


Whether selection by merit or selection - cum - Non -selection 
Seniority or Non -selection Post . 


Age limit for direct recruits 


Not applicable 


Educational and other qualifications required 
for direct recruits 


Not applicable 


Whether age and educational qualifications Not applicable 
prescribed for direct recruits will apply in the 
case of promotees 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


www 


Me 


M 


WEN 


Period of probation , if any 


Two years 


By promotion only 


Method of recruitment whether by direct 
recruitment or by promotion or by 
deputation /absorption and percentage of the 
vacancies to be filled by various methods. 


In case of recruitment by | Promotion : Sub - Inspector (Band ) in the Pay Band - II, 
promotion /deputation / absorption grades from | Rs.9300 - 34800 /- plus Grade Pay Rs.4200/- with ten years 
which promotion deputation / absorption to be regular service in the grade failing which Assistant Suh 
made , 

Inspector (Band ) in the Pay Band - 1, Rs.5200 -20200 :- plus 
Grade Pay Rs.2800 /- with fifteen years regular service in the 
grade . 


Note : Where juniors who have completed their qualifying or 
eligibility service are being considered for promotion , their 
senior would also be considered provided they are not short 
of the requisite qualifying or eligibility service by more than 
half of such qualifying/eligibility service or two years, 
whichever is less and have successfully completed their 
probation period for promotion to the next higher grade 
along with their juniors who have already completed such 
qualifying service. 


If a Departmental Promotion Committee Departmental Promotion Committee consisting of 
exists , what is its composition . 

1 . Special Commissioner of Police - Chairman 
2 . Joint Commissioner of Police - Member 

3 . Deputy Commissioner of Police - Member 
along with a member of Schedule Caste/Schedule Tribes 
category not below the rank of Additional Deputy 
Commissioner of Police 


Circumstances in which Union Public Service Not applicable 
Commission to be consulted in making 
recruitment. 


( ii) Recruitment to the post of Sub -Inspector (Band ) 


Name of Post 


Sub- Inspector (Band ) 


Number of Posts 


(02 ) (2013) * Subject to variation dependent on work load 


Classification 


Group C Non Gazetted /Non -Ministerial. 


Pay Band and Grade Pay /Pay Scale 


Pay Band -II , Rs. 9300 - 34800 / - Plus Grade Pay Rs. 4200 / 


Whether selection by merit or selection cum - Non -selection 
Seniority or Non -selection Post 


Age limit for direct recruits 


Not applicable 


Not applicable 


Educational and other qualifications required 
for direct recruits 


Whether age and educational qualifications Not applicable 
prescribed for direct recruits will apply in the 
case of promotees 


Period ofprobation , if any 


Two years 


4486 DG | 13 - 2 


- 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


AMA 


- 


- 


- 


- 


Method of recruitment whether by direct By promotion only 
recruitment or by promotion or by 
deputation /absorption and percentage of the 
vacancies to be filled by variousmethods. 


In case of recruitment by promotion / | Promotion 
deputation /absorption grades from which 
promotion/ deputation/ absorption to be made. | Head Constable ( Band ) in the Pay Band -I, Rs.5200 - 20200/ 

plus Grade Pay Rs.2400 /- with fifteen years regular service 
in the grade. 


Note : 


Where juniors who have completed their qualifying or 
eligibility service are being considered for promotion , their 
senior would also be considered provided they are not short 
of the requisite qualifying or eligibility service by more than 
half of such qualifying/ eligibility service or two years , 
whichever is less and have successfully completed their 
probation period for promotion to the next higher grade 
along with their juniors who have already completed such 
qualifying service . 


Committee Departmental Promotion Committee of - 


If a Departmental Promotion 
exists, what is its composition . 


__ 1 . Special Commissioner of Police - Chairman 

2 . Joint Commissioner of Police -Member 

3. Deputy Commissioner of Police- Member 
along with a member of Schedule Caste /Schedule Tribes 
category not below the rank of Additional Deputy 
Commissioner of Police (to be nominated by the 
Commissioner of Police). 


Circumstances in which Union Public Service Not applicable 
Commission to be consulted in making 
recruitment. 


By Order and in the Name of the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

G. P. SINGH, Addi . Secy. ( Home ) 


गृह ( पुलिस - II ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 22 अक्तूबर , 2013 
सं . फा . 2 / 1 / 1988 / गृह पुलिस - II / खण्ड / 7936 . -~- चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात 
से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है : 

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खण्ड ( ई ) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा ( 3) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त 
भी 19- 10- 2013 से 18-01- 2014 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 ) की शक्तियों का प्रयोग 
निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
बी . के . तिवारी, उप सचिव ( गृह ) 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


NE 


HOME ( POLICE - II) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 22nd October , 2013 
No. F . 2/ 1/ 88 -HP - [I/ Part / 7936 . — Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory ofDelhi is satisfied that it 
is necessary to do so ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub section ( 3 ) of section 3 , read with clause (e ) of Section 2 
of the National Security Act, 1980 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during 
the period 19 - 10 - 2013 to 18 -01-2014 the Commissioner of Police , Delhi may also exercise the powers of detaining authority 
under sub section ( 2 ) of the section 3 of the aforesaid Act. 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

B . K . TIWARI, Dy. Secy.( Home) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- i 10054 . 


